रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-72 


REGISTERED NO . D). O .N .) 73 


- - - - 


--- - - - -- - 


1 . 


1 


11 


YANA 


. 


Mini 


. 


. 


। 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग II - खण -- उप - मण्ड (i ) 
PART I - Section 3 – Sub - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 435] 

नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 7, 1983/ कातिफ 16, 1905 
No. 435 ] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1983/KARTIKA 16 , 1905 


धम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलनप में 

गजा सके 
Separate paging is given to this part lu order that it may be filled as separate 

completion 


- 


- 


- 


- . 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिमूचना 

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1983 
सा० का . नि . 829 ( अ ). - खाय अपमिश्रण निवारण 
नियम , 1965 का और संशोधन करने के लिए कतिपय 
प्रारुप नियम , खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 
( 1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा ( 1 ) की 
अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 
729 ( अ ) सारीख 1- 12-1982 के अन्तर्गस भारत के राजपन 
असाधारण भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड ( 1 ) तारीख 1-12- 1982 
में प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से 
जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी , उस तारीख में 
जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां माम जनता को उपलब्ध 
कराई गई थीं 60 दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और 
सुझाव आमनित किए गए थे : 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां 1-12 - 1982 को आम 
जनता को उपलब्ध कराई गई थीं । 

उक्त प्रारूप नियमों पर आम जनता से प्राप्त आक्षेपों 
और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है, 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् 
बाब अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 फा और संशोधन 
करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाय अपमिश्रण 

निवारण ( आठवाँ संशोधन ) नियम , 1983 है । 
( 2) यह 7 मई 1984 को प्रवृत्त होंगे । 

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के भाग १ 
में नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् : - - 

" 51क - कुछ स्थानीय क्षेत्रों में अनु शप्ति विए आने के 
लिए प्रक्रिया - - समुद्री पस्सन , विमान पस्तन , रेल स्टेशम या 


996G1 / 83 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II--- SEC. 3 (i)] 


रेल स्टेशनों के किसी समूह (जिसके अन्तर्गत कोई रेल कालोनी , 
कार्यालय , यार्ड , मालगोदाम , यानान्तरण शेड, कर्मशाला और 
रेल के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में रेल प्रशासन 
के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा बनाए रखे गए अन्य संकर्म 
भी है ) की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले किसी स्थानीय 
क्षेत्र में अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त कोई अनुज्ञापन प्राधि 
कारी ऐसी सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जिसमें ऐसा समुद्री 
पस्तन , विमान पत्तन या रेल स्टेशन अवस्थित है, विहित रीति 
में अपने कृत्यों को प्रयोग करेगा और ऐसे प्रारूपों का उपयोग 
करेगा जो अन पाशन के प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा 
विहित किए गए हैं । " 


टिप्पण: खार अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 के मल 
नियम पहली बार भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 
में प्रकाशित किए गए थे , देखिए सा० का निs 2106 
तारीख 12- 9- 1955 और तत्पश्चात् उनका निम्न प्रकार 
संशोधन किया गया था : ---. 
1. एस० आर०ओ० 1202 दिनांक 26- 5- 56 
2. एस०आर०ओ० 1687 दिनांक 28- 7-56 
3. एस०आर०ओ० 2213 दिनांक 28- 9- 56 ( असाधारण ) 
4. एस०आर०ओ० 2755 दिनांक 24- 11- 56 

इसके बाद निम्नलिखित सशोधन भारत के राजपत्र के 
भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड ( 1 ) में प्रकाशित हुए : - -- 
5. सा०का०नि० 514 दिनांक 28- 6- 58 
6 . सा०का०नि० 1211 दिनांक 20 - 12- 58 
7 . साका०नि० 425 दिनांक 4- 4 - 60 
8. सा०का०नि० 169 दिनांक 11- 2- 61 
9. सा०का०नि० 1134 दिनांक 16- 9- 61 
10. सा०का०नि० 1340 दिनांक 4- 11- 61 
11. सा०का०नि० 1564 दिनांक 24- 11- 62 
12. सा०का०नि० 1589 दिनांक 22- 10- 64 
13. साका०नि० 1814 दिनांक 11 - 12- 65 
14. सा०का०नि० 1874 दिनांक 8- 1 - 66 
15. सा०का०नि० 382 दिनांक 19- 3-66 
16. सा०का०नि० 1256 दिनांक 26- 8-67 
17. सा० का०नि० 1533 दिनांक 24- 8- 68 
18. सा०का०नि० 2163 दिनांक 14- 12- 68. ( शुद्धिपत्र ) 
19. सा०मा०नि० 532 दिनांक 8- 3- 69 
20. सा . का०नि० 1764 दिनांक 26- 7 -69 ( शुद्धिपत्र ) 
21. सा०का०नि० 2068 विनोक 30- 8- 69 
22. सा०का०नि० 1809 दिनांक 24 - 10-70 
23. सा०का०नि० 938 दिनांक 12- 6- 71 
24. सा०का०नि० 992 दिनांक 3- 7- 71 
25. सा०का०नि० 553 दिनांक 6- 5-72 
26. सा . का०नि० 436 ( अ ) दिनांक 10- 10- 72 
27. सा०का०नि० 133दिनांक 10- 2- 73 
28. सा०कानि० 205 दिनांक 23- 2- 74 
29. साका०नि० 850 दिनांक 12- 7- 75 


30. सा०का०नि० 508( अ ) दिनांक 27 - 9 - 75 
31. सा . का०नि० 63 ( अ ) दिनांक 5 - 2- 76 
32. सा०का०नि० 75 4 दिनांक 29- 5-76 
33. सा०का०नि० 856 दिनांक 12- 6 - 76 
34. साका०नि० 1417 दिनांक 2-10- 76 
35. साका०नि० 4 ( अ ) दिनांक 4- 1- 77 
36. सा०का०नि० 18( अ ) दिनांक 15 - 1 - 77 
37. सा०का०नि० 651 ( अ ) दिनाक 20- 10- 77 
38. साकानि 732( अ ) दिनांक 5- 12 - 77 
39. सा०का०नि० 775 ( अ ) दिनांक 27- 12- 77 
40. सा०का०नि० 36 ( अ ) दिनाक 21 - 1 - 78 
41. सा . का०नि० 70 ( अ ) दिनांक 8- 2- 78 
42. सा०का०नि० 238 ( अ ) दिनांक 20- 4- 78 
43. सा०का०नि० 393 ( अ ) दिनांक 4- 8 - 78 
44. साका०नि० 590 ( अ ) दिनांक 23-12- 78 
45. साका०नि० 55 ( अ ) दिनांक 31 - 1- 79 
46. एस० ओ० 142 ( अ ) दिनाक 16-3- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
47. सा०का नि० 231 ( अ ) दिनांक 6- 4- 79 
48. सा . का०नि० 423 दिनांक 30- 6- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
49. सा०का०नि० 1043 दिनाक 11-8- 79 ( शुद्धिपत्र ) 
50. सा०का०नि० 1210 दिनांक 29- 9- 79 ( शुखि पत्र ) 
51. सा०का०नि० 19( अ ) दिनांक 28- 1- 80 
52. सा . का०नि० 243 दिनाक 1- 3- 80 
53, साका०नि० 244 दिनांक 1- 3- 80 
54. सा०का०नि० 996 दिनांक 8- 9- 80 ( शद्धि पन्न ) 
55. सा०का०नि० 579( अ ) दिनांक 13-10- 80 
56. सा०का०नि० 652 ( अ ) दिनाक 14- 11-80 
57. सा . का०नि० 710 ( अ ) दिनांक 22- 12- 80 
58. सा०का०नि० 23 ( अ ) दिनाक 16 - 1 - 81 
59. साका०नि० 205 ( अ ) दिनांक 25- 3 - 81 ( शद्धिपत्र ) 
60. सा०का०नि० 290 ( अ ) दिनांक 13- 4 - 81 
61. सा०का०नि० 444 दिनांक 2- 5- 81 ( शुद्धिपत्र ) 
62. सा०का०नि० 503( अ ) दिनांक 1 - 9 - 81 
63 . सा . का . नि . 891 दिनांक 3-10- 81 ( शुद्धिपत्र ) 
64. सा०का०नि० 1056 दिनांक 5- 12- 81 ( शुद्धिपत ) 
65. सा०का०नि० 80 दिनांक 23 - 1-82 ( शुद्धिपत्र ) 
66. सा०का०नि० 44 ( अ ) दिनांक 5- 2-82 
67 . सा०का नि० 57 ( अ ) दिनांक 11- 2-82 
68. सा .का०नि० 245 ( अ ) दिनांक 11 - 3-82 
69. सा०का०नि० 307 ( अ ) दिनांक 3- 4- 82 ( शुद्धिपत ) 
70. सा . का . नि . 386 दिनांक 17- 4- 82 ( शुद्धिपत्र ) 
71. सा . का . नि . 422( अ ) दिनांक 24- 5- 82 
72. सा०का०नि० 476 ( अ ) दिनांक 29- 6- 82 
73. सा०मा०नि० 504 ( अ ) दिनांक 20-7- 82 ( शुद्धिपत्र ) 
74. सा०कानि0 753( अ ) दिनांक 11 - 12- 82 ( शुविपत्र ) 
75. सा०मा०नि० 109 ( अ ) दिनांक 26- 2- 83 
76. सा०मा०नि० 249( अ ) दिनांक 8- 3- 83 
77 . सा . का०नि० 268 ( अ ) दिनांक 16- 3- 83 
78. सा०का०नि० 283 ( अ ) दिनांक 26- 3- 83 


[ATT II - 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


79. AT-ATofTO 790 (a ) fania 10- 10-83 
80. Aro Toffo 816 (3 ) fateh 3- 11-83 


(po do 15014 /2/ 83- 870 Tao ( 9140 que çao ) fto 

एम० एस० एंड पी० एफ० ए०] 
एस० वी० सुप्रामनियन, संयुक्त सचिव 


jurisdiction of a sca- port, airport, a railway station 
or a group of railway stations (including any rail 
way colony , office , yard , goods- shed, tranship 
ment shed , workshop and other works owned and 
maintained by the Railway Administration , for 
the purpose or in connection with the railways), 
shall exercise his functions in the manner pres 
cribed by the State Government concerned in 
which seaport, airport or railway station is situated 
and adopt such forms as are prescribed by that 
Government for the purpose of licensing " . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY 

WELFARE 
(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th November, 1983 


G . S. R . 829 ( E ) -- Whereas certain draft rules 
further to amend the Prevention of Food Adulte 
ration Rules 1955 were published as required by 
Sub -section ( 1) of section 23 of 
the Prevention of Food Adulteration Act 1954 
( 37 of 1954), in the Gazette of India Extraordinary 
Part II, Section 3 , Sub -section (i), dated the 1st 
December, 1982, under the notification of the 
Government of India in the Ministry of Health 
and Family Welfare (Department of Health ) No . 
G .S . R . 729 ( E ), dated the 1st December , 1982, 
inviting objections and suggestions from all 
persons likely to be affected thereby , before the 
expiry of sixty days from the date on which copies 
of the said notification , as published , were made 
available to the public ; 

And whereas the copies of the said Gazette 
were made available to the Public on the 1st 
December , 1982 ; 


Note : The Principal rules of Prevention of Food 

Adulteration Rules 1955 were first pub 
lished in Part II Section 3 of the 
Gazette of India vide S .R .O . 2106 dated 
12 - 9 -55 and subsequently amended as 

follows by 
1 . S .R . O . 1202 dt, 26 -5 -56 
2 . S. R . O . 1681 Jt. 28 - 7 -56 
3 . S . R . O . 2213 dt. 28 - 9 - 56 ( Extraordinary ) 

4 . S. R .O , 2755 dt. 24 - 11 -56 
Thc further amendments were published in part 
II, Section 3 sub section (i) of Gazette of India 
as follows by : 

5 . GS. R . 514 dt. 28 - 6 - 58 
6 . G . S . R . 1211 di. 20 - 12 -58 
7 . G . S. R . 425 dt. 4 - 4 -60 
8 . G . S .R . 169 d : 11-261 
9 . G . S .R . 1134 dt. 16 -9 -61 
10 . G . S .R . 1340 dt. 4 - 11-61 
11. G . S. R . 1564 dt. 24 - 11- 62 
12 . G .S .R . 1589 dt. 22 - 10 -64 
13 . G .S . R . 1814 dt. 11 - 12 -65 
14 . G . S . R . 74 dt. 8 - 1 - 66 
15 . G . S . R . 382 dt. 19 - 3 -66 
16 . G . S. R . 1256 dt. 26 -8 -67 
17 . G . S .R . 1533 dt. 24 -8 -68 
18 . G . S . R . 2163 dt. 14 - 12 -68 (Corrigendum ) 
19 . G . S. R . 532 dt. 8 -3 -69 
20 . G . S . R . 1764 dt. 26 - 7 -69 (Corrigendum ) 
21 . G .S . R . 2068 dt. 30 - 8 -69 
22. G . Ş. R . 1809 dt, 24 - 10 - 70 
23 . G . Ş. R . 938 dt. 12 -6 - 71 
24 . G . S .R . 992 dt. 3 - 7 - 71 
25 . G . S .R , 553 dt. 6 - 5 - 72 
26 . G .S. R . 436 (E ) dt. 10 - 10 -72 
27 . G . S . R . 133 dt. 10 - 2 - 73 
28 . G . S . R . 205 dt. 23 -2 -74 
29. G . S . R . 850 dt. 12 - 7 - 75 
30 . G . S . R . 503 (E ) dt. 27- 9 - 75 
31. G . Ş .R . 63 ( E ) dt. 5 -2 - 76 
32 . G . S .R . 754 dt. 29 - 5 - 76 
33 . G . S.R . 856 dt. 12 -6 -76 
34 . G . S .R . 1417 dt. 2 - 10 -76 


And whereas , the objections and suggestions 
received from the public on the said draft rules 
have been considered by the Central Government; 

Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1) of section 23 of the said 
Act, the Central Government, after consultation 
with Central Committee for Food Standards , here 
by makes the following rules further to amend the 
Prevention of Food Adulteration Rules 1955, 
namely : 

1 . (1) These rules may be called the Preven 
tion of Food Adulteration on (Eighth Amendment) 
Rules , 1983 . 

(2 ) They shall come into force on the 7th day 
of July, 1984 , 


2 . In Part IX of the Prevention of Food Adul 
teration Rules, 1955 , after rule 51 , the following 
rule shall be inserted , namely : - - 

" 512 _ Procedure for issue of licence in certain 
local areas. A licensing authority empowered to 
issue licences in Local areas falling within the 


- 


- 


- - - - - 


I 


- 


THE GAZETTE UF INDIA : EXTRAORDINARY [PART 11 - SEC . 3(1)] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
36 . G .S . R . 4 (E ) dt. 4 - 1-77 

59 , G .S . R , 205 ( E ) dt. 25 -3 -81 (Corrigendum ) 
36 . G . S .R . 18 (E ) dt. 15 - 1- 77 

60. G .S .R . 290 (E ) dt. 13- 4 -81 
37. G .S . R . 651( E ) dt. 20 - 10 - 77 

61. G . S. R . 444 dt. 2 -5 -81 ( Corrigendum ) 
38 . G . S .R . 732 ( E ) dt. 5 - 12 - 77 

62. G . S .R . 503 (E ) dt. 1 - 9 -81 
39 . G . S . R . 775 ( E ) dt. 27 - 12 - 77 

63 . G .S .R . 891 dt. 3 - 10 -81 ( Corrigendum ) 
40 G . S .R . 36 (E ) dt. 21 - 1- 78 

64 . G .S .R . 1056 dt. 5 .12 -81 ( Corrigendum ) 
41. G .S . R . 70 ( E ) dt 8 - 2 - 78 

65 . G . S.R . 80 dt. 23 - 1-82 Corrigendum ) 
42 . G . S .R . 238 (E ) dt. 20 - 4 - 78 

66 . G . S. R , 44 (E ) dt. 5 - 2 -82 
43 . G .S .R , 393 (E ) dt, 4 - 8 -78 

67 . G .S .R . 57 ( E ) dt. 11 - 2- 82 
44 . G . S.R . 590 (E ) dt. 23 - 12 - 78 

68. G . S .R . 245 (E ) dt. 11- 3 -82 
45 . G .S . R . 55 ( E ) dt. 31 - 1 - 79 

69. G .S .R . 307( E ) dt. 3 -4 - 82 (Corrigendum ) 
46 . S. O . 142 ( E ) dt. 16 - 3- 79 ( Corrigendum ) 

70. G .S . R . 386 dt. 17 - 4 -82 (Corrigendum ) 
47 . G .S .R . 231 (E ) dt. 6 - 4- 79 

71, G .S . R . 422 (E ) dt. 24 - 5 -82 
48 . G .S . R . 423 dt. 30 - 6 - 79 (Corrigendum ) 

72 . G .S .R . 476 (E ) dt. 29- 6 - 82 
49. G . S .R , 1043 dt. 11- 8 -79 (Corrigendum ) 

73 . G . S .R . 304 E ) dt. 29 - 7 -82 (Corrigendum ) 
50 . G .S . R . 1210 dt, 29 - 9 - 79 (Corrigendum ) 

74 . G . S . R . 753 (E ) dt. 11 - 12 - 82 (Corrigendum ) 
51 . G . S. R . 19 (E ) dt. 28 - 1 -80 

75 . G . S .R . 109 (E ) dt. 26 - 2 - 83 
52. G . S .R . 243 dt. 1 - 3 -30 

76 , G .S . R . 249 (E ) dt. 8 - 3 - 83 
53 . G . S.R , 244 dt. 1- 3- 80 

77, G . S . R . 268 ( E ) dt. 16 - 3 - 83 
54. G .S . R . 996 dt. 8 - 9 -80 (Corrigendum ) 

78 . G . S . R . 283 (E ) dt. 26 - 3 - 83 
55 . G . S. R . 579 ( E ) dt. 13 - 10 - 80 

79 . G . S . R . 790 (E ) dt. 10 - 10 - 1983 
56 . G .S .R . 652 (E ) dt. 14 - 11- 80 

80 . G .S . R . 816 ( E ) dt. 3 - 11- 1983 
57. G .S. R . 710 (E ) dt. 22 - 12 - 80 

No. P . 150142: 33 PH (F & N ) (DMS & PFA ) 
58 . G .S .R , 23 (E ) dt. 16 - 1 -81 

S . V . SUBRAMANIYAN , Jt. Secy . 


PRINTED BY TIP MANAGER, GOYT, OP INDIA PRESS , KINO ROAD , NEW DELHD - 110064 

AYD TULISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION DELM - 110054 , 1983 


